निबंधन संख्या पी 0 टी0-40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


24 भाद्र 1942 ( श ० ) 
( सं ० पटना 581 ) पटना , मंगलवार , 15 सितम्बर 2020 


गन्ना उद्योग विभाग 


आदेश 

21 अगस्त 2020 
सं० 02 / रेगु०-2-800-20 / 2020-890 — बिहार ईख ( आपूर्ति एवं खरीद का विनियमन) अधिनियम -1981 की 
धारा -31 (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं, उदय कुमार सिंह, ईखायुक्त, बिहार पेराई सत्र 2020-21 से 
2022-23 (तीन वर्षो) के लिए ईखापूर्ति हेतु गन्ना क्षेत्र के ग्रामों को मेसर्स एच.पी.सी.एल. बायोफ्यूल्स लि ० , सुगौली, 
पूर्वी चम्पारण के साथ अपरम्परागत रूप में आरक्षण से संबंधित प्राप्त प्रस्ताव पर सभी संबंधित चीनी मिलों के 
प्रतिनिधियों, क्षेत्रीय ईख पदाधिकारियों, विभागीय पदाधिकारियों एवं अन्य संबंधितों के समक्ष विडियो कॉन्फ्रेसिंग ( V.C.) 
के माध्यम से दिनांक -06.08.2020 को सुनवाई की गई । 

विभागीय आदेश संख्या -1645 दिनांक -26.09.2017 के माध्यम से पूर्व में पेराई सत्र 2017-18 से 2019-20 के 
लिए इस चीनी मिल के लिए 126 ग्रामों को अपरम्परागत रूप से आरक्षित क्षेत्र गठित किया गया है । 

अपने मिल के क्षेत्र आरक्षण के संबंध में मेसर्स एच.पी.सी.एल. बायोफ्यूल्स लि ० , सुगौली के प्रबंधक द्वारा 
बताया गया कि उनके चीनी मिल के लिए 226 ग्रामों का परम्परागत रूप से आरक्षित क्षेत्र पूर्व से गठित है । इसके 
अतिरिक्त पूर्वी चम्पारण जिला अन्तर्गत 126 ग्राम उन्हें अपराम्परागत रूप में आरक्षित है । उनके चीनी मिल की दैनिक 
पेराई क्षमता 3500 TCD है । मिल के साथ एक 60 KLPD की डिस्टीलरी एवं 20 MW क्षमता का सह –विद्युत उत्पादन 
इकाई भी स्थापित है । पेराई सत्र 2020-21 के लिए उनके चीनी मिल का Normal Cane Requirement ( NCR) 
33.00 लाख क्विटल निर्धारित हुआ है । उन्होंने बताया कि इस इकाई को पेराई क्षमता के अनुरूप गन्ने की उपलब्धता 
नहीं हो पाती है । 

सुगौली चीनी मिल प्रबंधक द्वारा वर्णित परिप्रेक्ष्य में अपने मिल की पेराई हेतु न्यूनतम आवश्यकता को पूरा 
करने के लिए पूर्व से अपरम्परागत रूप में आरक्षित होते आ रहे 126 ग्रामों को उनके पक्ष में अपरम्परागत रूप से 
आरक्षित करने का अनुरोध किया गया है । 

सुनवाई के दौरान परम्परागत आरक्षण से संबंधित इस चीनी मिल द्वारा किये गये मांग पर किसी अन्य चीनी 
मिल द्वारा कोई आपत्ति दर्ज नहीं की गयी । 


2 


बिहार गजट ( असाधारण ) , 15 सितम्बर 2020 


सुनवाई के दौरान किसानों, उनके प्रतिनिधियों एवं जनप्रतिनिधियों से प्राप्त सभी अभ्यावेदनों का सूक्ष्मता से 
अवलोकन किया गया । 

क्षेत्रीय विकास परिषद्, मोतिहारी के सदस्यों द्वारा अपने मंतव्य से दिनांक -13.08.2020 को विडियो कॉन्फ्रेसिंग 
( V.C.) के माध्यम से अधोहस्ताक्षरी को अवगत कराया गया एवं यथास्थिति बनाये रखने एवं बनजरिया प्रखंड के 
ग्राम - चैलाहा ( 102 ) को सुगौली चीनी मिल के साथ आरक्षित करने का अनुरोध किया गया । क्षेत्र आरक्षण से संबंधित 
कार्यालय में संधारित अभिलेखों एवं मय नजरी नक्शा का भी अध्ययन किया गया । जिससे स्पष्ट हुआ कि रीगा चीनी 
मिल को परम्परागत रूप से आरक्षित पूर्वी चम्पारण जिलान्तर्गत आदापुर अंचल के 14 ग्राम सुगौली चीनी मिल के समीप 
एवं निरंतरता में है । उस क्षेत्र के कृषकों को अपना गन्ना सुगौली चीनी मिल को देने में सहुलियत होगी । रीगा चीनी 
मिल से ये ग्राम काफी दूरी पर है तथा उस क्षेत्र में लाल बकहिया नदी पर पुल नहीं होने के कारण रीगा चीनी मिल 
को गन्ना देने में कृषकों को काफी कठीनाई का सामना करना पड़ता है । पूर्व में छोटी रेल लाईन होने के कारण उस 
क्षेत्र का गन्ना रीगा चीनी मिल को जाता था परन्तु वर्तमान में बड़ी रेल लाईन होने के कारण गन्ना की ढुलाई नहीं 
होती है । 

पेराई सत्र 2019-20 का दिनांक -13.08.2020 तक ईख मूल्य भुगतान 77.89 प्रतिशत है । प्रबंधक द्वारा बताया 
गया कि मिल परिचालन के पूर्व शत - प्रतिशत ईख मूल्य भुगतान कर दिया जायेगा । 

उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में सम्यक विचारोपरान्त और सभी संबंधित पक्षों को सुनने के बाद मेसर्स एच.पी.सी.एल. 
बायोफ्यूल्स लि ० , सुगौली, पूर्वी चम्पारण के पक्ष में पेराई सत्र 2020-21 से पेराई सत्र 2022-23 (तीन वर्षों) के लिए 
कुल 141 ग्रामों को जिसका विस्तृत विवरण परिशिष्ट - क के रूप में दर्शित है, को अपरम्परागत रूप से आरक्षित किया 
जाता है । 
लेखापित एवं शुद्धित 

आदेश से . 
उदय कुमार सिंह, 

उदय कुमार सिंह, 
ईखायुक्त । 

ईखायुक्त । 


बिहार गजट ( असाधारण ) , 15 सितम्बर 2020 

3 
पेराई सत्र 2020-21 से 2022-23 के लिए मेसर्स एच.पी.सी.एल. बायोफ्यूल्स लि० , इकाई - सुगौली, पूर्वी चम्पारण को 

अपरम्परागत रूप से आरक्षित 141 ग्रामों की सूची: 
क्रमांक जिला का नाम प्रखंड का नाम ग्राम का नाम 

राजस्व थाना संख्या 
01 . पूर्वी चम्पारण 

रामगढवा जैतापुर 
02 . 

सुखी सेमरा 

54 
03 . 

कोहवरवा 

55 
04 . 

शिवानगर 

69 
05 . रक्सौल भरत माही 

01 
06 . 

02 


52 


वैरिया वृत 


07 . 


एक डेरवा 


03 


08 . 


04 
05 


09 . 


10 . 


06 


11 . 


07 


12 . 


08 


13 . 


09 


14 . 


10 


15 . 


11 


16 . 


12 


17 . 


13 


14 


18 . 
19 . 


15 


20 . 


16 


21 . 


17 


सिंहपुर 
हरैया 
पनटोला 
रक्सौल 
धनगढ़वा 
कौडीहार 
धनगढ़वा( टोला पूर्वा) 
जकियारी 
चिकनी 
चन्दुली 
सिसवा 
कौआ धनगर 
लक्ष्मीपुर 
लक्षमनवा 
जटियाही 
खिरिचिया 
सिहोरवा 
काननापार सोहतिमपुर 
सेनुवरिया 
हरदिया 
गम्हरिया 
मसनाडीह 
सौनाहा 
हरनाही 
भेलाही 
लक्ष्मीपुर 
गम्हरिया आनन्द सागर 
सिरिसिया निजामत 


22 . 


18 


23 . 


19 


24 . 


20 


25 . 


21 


26 . 


22 


27 . 


23 


28 . 


24 


29 . 


25 


30 . 


26 


31 . 


27 


32 . 


37 


33 . 


42 


34 . 


44 


35 . 


45 


36 . 


सिरसिया वृत्त 


46 


47 


37 . 
38 . 


48 


39 


49 


40 


51 


41 


84 


42 


वनजरिया सिरिसिया 
परसौना तपसी 
वहुआरी 
सिसवनिया 
श्रीरामपुर 
नोनिया 
लक्ष्मीपुर पोखरिया 
चैनपुर 
| भवनीपुर 
कटकेनवा 
सिरिसियामल 


85 


43 


आदापुर 


80 


44 


81 


45 


82 


46 


83 


47 


86 


48 


नरर देई 


87 


49 


भकुरहिया 


88 


4 


बिहार गजट ( असाधारण ) , 15 सितम्बर 2020 


क्रमांक 


जिला का नाम 


प्रखंड का नाम 


ग्राम का नाम 


राजस्व थाना संख्या 


50 


89 


51 


हरपुर 
नायक टोला 
छोडासहन 


90 


52 


91 


53 


टोला रामपुर 


92 


54 


93 


55 


94 


56 


95 


57 


96 


58 


97 


59 


99 


60 


100 


61 


101 


62 


102 


63 


103 


64 


104 


65 


105 


66 


इनरवा 
वेलदरवा 
लाला छपरा 
जामुनभर 
औरिया 
शामपुर 
सिरिसिया कला 
कचूरवाड़ी 
टोला ऊँचीडीह 
टोला चिकनी 
वरवा 
लक्ष्मीपुर 
अरारा 
वेलवा 
भलुवहिया 
हीरा छपरा 
वैरिया 
कचोरवा 
माघी 
विशुनपुरवा 
सिरिसिया खुर्द 
भेडीहारी 
इमिलिया 
कलवरिया 
मंझरिया 


106 


67 


107 


68 


108 


69 


109 


70 


110 


71 


111 


72 


112 


73 


113 


74 


114 


75 


116 


76 


117 


77 


118 


78 


120 


79 


वृता टोला 


121 


80 


147 


81 


148 


82 


149 


83 


150 


84 


151 


85 


127 


86 


128 


87 


98 


88 


152 


89 


153 


90 


भवनारी 
गम्हरिया खुर्द 
कटकेनवा 
कानूनिया 
धबधविया 
अनहरा 
लतलाही 
मुर्तिया 
कोरिया 
पचपोखरिया 
लतीहरवा 
टिकुलिया 
चन्द्रवान 
कटकनवा 
महुआवा 
विन्दवासिनी 
हनुमाननगर 
महुगवा 
धनहरी 
बुदाहा 
लक्ष्मण नगर 


158 


91 


159 


92 


160 


93 


161 


94 


163 


95 


164 


96 


165 


166 


97 
98 


167 


99 


169 


100 


170 


बिहार गजट ( असाधारण ) , 15 सितम्बर 2020 


5 


क्रमांक 


जिला का नाम 


राजस्व थाना संख्या 


प्रखंड का नाम 

नरकटिया 


101 


115 


102 


119 


103 


129 


104 


130 


105 


131 


106 


132 


107 


133 


108 


134 


109 


135 


110 


138 


111 


139 


112 


140 


113 


141 


114 


142 


ग्राम का नाम 
दुबहाँ 
गाम्हरिया कला 
बैकुंठवा 
नरकटिया 
सिसवनिया 
रामपुर 
सिहोरवा 
विष्णुपुर 
भटनहिया 
पोखरिया 
वथुअहिया 
बेलहिया 
पुरैनिया 
बहादुरपुर 
लौदिहाँ 
बगही 
बखतौरा 
बरियारपुर 
जीतपुर 
हिरमानी 
पुरूषोत्तमपुर 
टोलावंजारी 
सरैया 
पिपरा 
सरैया खास 
माणिकपुर 
रानी छपरा 
अहिरगाँवा 
मिसिर टोला 


115 


143 


116 


144 


117 


145 


118 


146 


119 


136 


120 


184 


121 


185 


122 


186 


123 


हरसिद्धि 


124 


147 


125 


148 
149 


126 


127 


161 


128 


162 


129 


163 


130 


महता टोला 


164 


131 


165 


132 


166 


133 


ओलहा 
भादा 
झरवाँ 
शेवराहा 
गोविन्दपुर 


167 


134 


108 


135 


109 


136 


हरपुर राय 


158 


137 


154 


138 


155 


139 


अवरईया 
सरिसवां 
नवादा 
दामोवृत 
चैलाहा 


180 


140 


177 


141 


बनजरिया 


102 


उदय कुमार सिंह, 
ईखायुक्त । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय, 

बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 581-571 + 10 - डी 0 टी 0 पी 0 । 

Website : http://egazette.bih.nic.in 


